रजिस्ट्री सं० डी - 222 


REGISTERED No . D - 223 


मत्ययजयने 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


7 - 


4 


सं० 14 ] 
No. 14 ] 


नई दिल्ली, शनिवार, 28 जुलाई , 1973 ( भाषण 6, 1895 ) , .. 
NEW DELHI, SATURDAY , JULY 28 , 1973 (SRAVANA 6 , 1895) 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate paging is given to this Part in order that it may be filled as a separate compllation . 


भाग I सड 3 

PART I - SECTION 3 
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमो, मिनियमों, माशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
Notifications relating to Non - Statutory Rules, Regulations , Orders and Resolutions issued by 

the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक 28 जुलाई 1973 

संकल्प 
सं० 24, दिनांक 12 जुलाई 1973 - राष्ट्रपति महोदय 
सहर्ष आदेश देते हैं कि राज्य में प्रादेशिक सेना के विकास सम्बन्धी 
मामलों में भारत सरकार को सलाह देने के लिए एक 
सलाहकार समिति पुर्नगठित की जाए । 
2. समिति में निम्नलिखित होंगे : 

सभापति 
मुख्यमन्त्री 
उपसभापति 

उपमम्मी 
- सरकारी सबस्य 
1 . गृह सचिव , गुजरात सरकार । 
2 . पुलिस महानिरीक्षक , गुजरात राज्य अहमदाबाद । 
3. नगर भायुस्त बड़ौदा मगर निगम बड़ौदा । 
4. जरनल आफिसर कमांगि , महाराष्ट्र तथा गुजरात 

क्षेत्र बम्बई । 
5. कमाण्डेन्ट जरनल होमगार्ड , अहमदाबाद । 
1 - 163GI/73 


6 . कमाण्डर टेरिटोरियल , आर्मी ग्रुप हैडक्वाटर्स दक्षिणी 
कमान पूना - 1 । 

7 . कलक्टर, बड़ौदा । 

8. मंडल काम दिलाऊ अधिकारी तथा सम्पर्क अधिकारी 
रक्षा भर्ती, अहमदाबाद । 

गैर सरकारी सदस्य 
1 . श्री अरविंद कुमार मोहन लाल पटेल, सदस्य लोक सभा । 

2 . श्री अमर सिन्हा भाई जीना भाई चौधरी , संसद सदस्य 
( पदेन ) । 

3. महापौर, अहमदाबाद नगर निगम , अहमदाबाद । 
4. महापौर , बड़ौदा नगर निगम , घड़ीदा । 
5 . महापौर , सूरत नगर निगम, सूरत । 

6 . प्रधान भहमदाबाद मिम मोनर्स एसोसिएशन , 
अहमदाबाद व उसका प्रतिनिधि । 

7. प्रधान , गुजरात वाणिज्य मंण्डल , अहमदाबाद अथवा 
उसका प्रतिनिधि । 


( 99) 


100 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 28, 1973 ( SRAVANA 8, 1895 ) 


PART I.--- SEC. 3 


8 ) . प्रधान , सुरक्षा सेना कल्याण समिति , अहमदाबाद । 


6. आदेश जारी किया जाता है कि सेना अध्यक्ष, वित्त सलाह 
कार वित्त मंत्रालय ( प्रतिरक्षा ) और मुख्य सचिव गुजरात को 
उपर्युक्त से सूचित कर दिया जाए । 


9 ). श्री के० पी० शाह सदस्य विधान सभा , जामनगर । 


10 ). श्री फूलसिंह जी मोतीसिंह जी सोलंकी सदस्य 
विधान सभा । 


7. यह आदेश भी जारी किया जाता है कि इस संकल्प को 
भारतीय राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गाए । 


11 ). श्री भीमसिहभाई फोजसिंहजी भाई बासवे सदस्य 
विधान सभा । 


8. प्रतिरक्षा मंत्रालय का संकल्प संख्या 326 दिनांक 13 
1 -1972 जो 29- 1-72 के भारत के राजपन्न के भाग 1 खण्ड 3 
में प्रकाशित तथा समय समय पर संशोधित हुआ था , एतद्वारा 
निरसित किया जाता है । 


_ 12). श्री डालू भाई सावाजी भाई देसाई, सदस्य विधान 
सभा । 


संकल्प 


सचिव 
जरनल स्टाफ आफिसर -2 टी० ए० ग्रुप हैडक्वाटर्स , दक्षिणी 
कमान पून - 1 । 

3. समिति के गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति कार्यकाल 
3 वर्ष है । 


सं० 25 दिनांक 30 जून 1973 शुधि पला - - भारत के 
राजपत्र दिनांक 12 मई 1973 के भाग प्रथम , अनुभाग तृतीय 
में पंजाब राज्य की प्रादेशिक सेना के लिए राज्य सलाहकार 
समिति के पुनर्गठित के संबंध में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय 
के संकल्प सं0- 12 दिनांक 18 अप्रैल 1973 को निम्नलिखित 
रूप से संशोधित किया जाता है : 


4. समिति के ये कार्य होंगे - - ( 1 ) प्रादेशिक सेना में भर्ती को 
प्रोत्साहन देना और ( 2 ) प्रादेशिक सेना में भर्ती, विकास तथा 
प्रशिक्षण संबंधी किसी भी स्थानीय समस्या पर विचार करना । 


__ " सधिव " शीर्षक के अन्तर्गत 
"जी० एस० ओ०- 2, टी० ए० ग्रुप हैडक्वाटर्स , पश्चिमी क्षेत्र 
शिमला " के स्थान पर "जी० एस० ओ० -1 टी० ए० ग्रुप हैरक्वाटर्स , 
पश्चिमी क्षेत्र शिमला , पढ़िए । 


5 . बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को समय 
समय पर संशोधित वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ०6 
( 26 ) -ई०IV / 59 दिनांक 5 सितम्बर 1960 द्वारा स्वीकृत दर 
पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते की अदायगी की जायगी । 


पी० आर० चारी, उप सचिव 


MINISTRY OF DEFENCE 
New Delhi, the 26th July 1973 

RESOLUTION 
No. 24 , dated 12th July 1973. --- To advise the Government 
of India on matters relating to the development of Territorial 
Army in the State of Gujarat, tho President has been pleased 
to direct that the State Advisory Committee for the Territorial 
Army be reconstituted . 
2 . The Committee shall consist of - -- 

Chiarman 
Chief Minister 

___ Deputy Chairman 
Deputy Minister (Home) 

Official 
1 . Home Secy . Gopernment of Gujarat. 
2 . Inspector General of Police , Gujarat State , Ahmedabad , 
3 . The Municipal Commissioner. Baroda Municipal Cor 
___ poration, Baroda . 
4 . The GOC , Maharashtra and Gujarat Arca , Bombay . 
5 . The Commandant General, Home Guards, Ahmeda 

bad . 
6. The Commander TA Gp . HQrs. Southern Command, 

Pune- 1 . 
7. The Collector, Baroda . 


8 . The Divisional Employment Officer and Liaison Offi 
___ cer , Defence Recruitment , Ahmedabad . 

Non -Official Members 
1 . Shri Arvind Kumar Mohan Lal Patel , Member Lok 

Sabha . 
2. Shri Amar Sinhbhai Zinabbhai Chaudhary , MP ( Ex 

Officio ) . 
3. The Mayor, Ahmedabad Municipal Corporation , 

Ahmedabad . 
4 . The Mayor, Baroda Municipal Corporation, Baroda . 
5 . The Mayor, Surat Municipal Corporation, Surat. 
6 . The President, Gujarat Chamber of Commerce and 
____ Industries, Ahmedabad , or his Nominec . 
7 . The President , Ahmedabad Millowners Association, 

Ahmedabad or his Nominee . 
8 . The President , Defence Services Welfare Association , 

Ahmedabad . 
9 . Shri K . P . Shah , MLA , Jamnagar . 
10 . Shri Fulsinhji Motisinhji Solanki, MLA . 
11 . Shri Bhimsinghbhai Fojsinghbhai Vasave . MLA. 
12 . Shri Dalubhal Savajibhai Desai , MLA . 

Secterary 
General Staff Officer 2 , TA Gp HQrs , Southern Com 
mand. Pune- 1 . 


PART I - SEC , 3 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 28, 1973 ( SRAVANA 6 , 1895 ) 


101 


3. The tenure of appointment of non -official members of 
the Committce is three years , 


Section 3 , dated the 29th January 1972 , as amended from 
timo to time , is hereby cancelled . 


4 . Tho functions of the Committee will be ( 1 ) to encourago 
recruitment to the Territorial Army and ( ii ) to consider any 
local problem relating to recruitment, development and train 
ing of the Territorial Army . 


RESOLUTION 


No. 25 , dared 30th June 1973, - Corrigendum . - Ministry of 
Defence Resolution No . 12 dated 18th April 1973 published 
in the Gazette of India , Part I, Section 3 , dated the 12th 
May 1973 regarding reconstitution of the State Advisory 
Committee for tho Territorial Army in the State of Punjab 
is amended as undor : 


5. The non -official members will be paid travelling allow 
ance and daily allowance for attending the meetings at the 
Rate sanctioned in the Ministry of Finance, Ofice Memo 
randum No . 6 ( 26 ) - E - IV / 39 , dated the Sth September , 1960 , 
as amended from time to time , 

6 . ORDERED that the foregoing be communicated to the 
Chief of the Army Staff . Financial Adviser Ministry of 
Finance (Defence ) and the Chief Secretary to the Govern 
ment of Gujarat . 


Under the heading " Secretary 


7 . ORDERED also that the resolution be published in the 
Gazette of India . 


For " GSO2, Territorial Army Group Hors, Western 

- Command , Simla " . 
Read "GSO1, Territorial Army Gp , Hors . Western Com 

mand , Simla " . 


8 . Ministry of Defence, Gazette Notification No. 326 dated 
13th January 1972 published in the Gazette of India , Part I 


P , R , CHARI, Dy. Secy . 


PRINTED BY TEL VANAON , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLIL OF PUBLICATION ) , DELHI, 1973 


